इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव जय 


जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 149 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 10 अप्रैल 2015 - चैत्र 20 , शक 1937 


बाल 


नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2015 


अधि. क्र . 130 - एफ - 4 - 129 - 2014 - अठारह - 1. -- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 86 
की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा 
( कार्यपालन ) नियम , 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

संशोधन 


उक्त नियमों में , 


1. नियम 2 में , 


( एक ) खण्ड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


" ( ख ) “ नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है , अपर संचालक , संयुक्त संचालक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग- क , 

मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - ख तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - ग के संबंध में राज्य सरकार ; ". 
( दो ) खण्ड ( च ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : 

" ( च ) “ सेवा का सदस्य " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य . . 
2. विद्यमान नियम 3 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 

" 3. ( 1 ) राज्य के लिये मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा गठित की जाएगी . 
( 2 ) मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा में पांच श्रेणियां होंगी, अर्थात् अपर संचालक , संयुक्त संचालक , मुख्य नगरपालिका 

अधिकारी वर्ग - क , मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - ख तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - ग. ". 


297 


298 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


3. नियम 4 में , उप -नियम ( 1 ) का लोप किया जाए. 
4. विद्यमान नियम 6 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


" 6. आयु --- सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु सीमा वह होगी, जो द्वितीय अनुसूची के कॉलम ( 8 ) तथा ( 9 ) में 

विहित है. ". 
5. नियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 
" 7 शैक्षणिक अर्हता. - सीधी भरती के लिये अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता द्वितीय अनुसूची के कॉलम (11 ) 

में दर्शाए अनुसार होगी. ". 
6. नियम 13 में , उप -नियम ( 2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए , अर्थात् : 
“ ( 2 ) अपर संचालक , संयुक्त संचालक , मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - क, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग- ख तथा 

मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग- ग के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चयन एक 

समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : -- 
( एक ) अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग या उसका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष 
( दो ) प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास - सदस्य 

एवं पर्यावरण विभाग . 
( तीन ) आयुक्त / संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय सदस्य - सचिव 
समिति की बैठक , पदोन्नति के लिये समस्त प्रकरणों पर विचार करने तथा राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने 

के लिये कम से कम वर्ष में एक बार होगी. समिति, विचारण के पश्चात् पदोन्नति के लिये अनुशंसित व्यक्तियों 
की सूची तैयार करेगी तथा अपनी बैठक की तारीख से एक मास के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित करेगी. 
पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चयन करने में , नियमों में विहित न्यूनतम अर्हताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 
पर ध्यान दिया जाएगा 


1. सन्निष्ठा; 
2. निपुणता तथा कर्मठता ; 
3. मानसिक चातुर्य एवं अभिरूचि ; और 

4. अनुभव व सेवा अभिलेख. ". 
7. नियम 45 में , उप -नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 
“ ( 1 ) सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिये प्ररूप चार में सेवा पुस्तक रखी जाएगी. इस पुस्तक में , सेवा के सदस्य का 

सेवावृत्त अन्तर्विष्ट होगा और प्रत्येक प्रविष्टि, नगर पालिका/ परिषद् में सेवारत होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा , 
नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा , जिला शहरी 
विकास अभिकरण में सेवारत होने की दशा में जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में सेवारत होने की दशा में आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास 
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य शासकीय कार्यालयों में सेवारत होने की 

दशा में कार्यालय प्रमुख अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी . 
8. नियम 46 में , 
( एक ) उप - नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 
" ( 1 ) सेवा के सदस्यों की गोपनीय रिपोर्ट प्रथम श्रेणी, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारियों के लिये 

सामान्य प्रशासन विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा विहित प्रपत्र में रखी तथा तैयार की जाएगी . . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015 


298 (1 ) 


( दो ) 


उप -नियम ( 3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : -- 


( 3 ) ( एक ) गोपनीय प्रतिवेदन . -- ( 1 ) नगर परिषद् में सेवारत होने की दशा में नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षरित 

की जाएगी और उसकी संवीक्षा संबंधित नगर परिषद् पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय उप संचालक / 
संयुक्त संचालक , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा , संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा और तत्पश्चात् संचालक / 
आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी 

रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा . 
( दो ) नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में , आयुक्त द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक / 

आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसे 
राज्य सरकार को भेजेगा. 


( तीन ) नगरपालिक निगमों में सेवारत होने की दशा में , आयुक्त के मामले में , संभागीय आयुक्त ( राजस्व ) द्वारा आद्याक्षरित 

की जाएगी और उसकी संवीक्षा संचालक / आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी 
राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा. 


( चार ) जिला शहरी विकास अभिकरणों में सेवारत होने की दशा में , जिला कलक्टर द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और 

[ संचालक / आयक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित 
करने के पश्चात् रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा. 


( पांच ) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सेवारत होने की दशा में , आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं 

विकास द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी संवीक्षा सचिव/ प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण 
विभाग द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा . 


( छह ) अन्य शासकीय कार्यालयों में सेवारत होने की दशा में , कार्यालय प्रमुख द्वारा आद्याक्षरित की जाएगी और उसकी 

संवीक्षा संचालक/ आयुक्त , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा की जाएगी, जो अपनी राय अभिलिखित करने के 
पश्चात् उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा . 


9. विद्यमान अनुसूची प्रथम तथा द्वितीय के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं , अर्थात् : 


प्रथम अनुसूची 


[ नियम 4 का उप नियम ( 1 ) देखिए ] 


सेवा का अस्थायी बल निम्नानुसार हैं : 


अपर संचालक 


संयुक्त संचालक 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - क 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग - ख 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग-- ग 


298 (2 ) 


अनुक्रमांक 


पदोंकेनाम 


पदों 


पदस्थापना 


द्वितीयअनुसूची [नियम5केउप-नियम(1)काखण्ड(ग)देखिए] वेतनमानभर्तीकातरीका 

पदोन्नति न्यूनतमअधिकतम भर्ती द्वारा 

आयु द्वारा 

सीमासीमा (6)(7)(8)(9) 


ग्रेडका 

का वर्गीकरण 


की 


सीधी 


शैक्षणिकअर्हताएं सीधीपदोन्नतिकेलिए भर्तीके 


संख्या 


वास 


आयु 


लिए 


(5) 


(10) 


(11) 


(12) 


(1) 1 


(2) अपरसंचालक (नगरीयप्रशासन) 


(3) 01 


(4) वरिष्ठ प्रथम श्रेणी 


- 


- 


- 


100 प्रतिशत 


37400से 

67000 ग्रेडवेतन 

8700 


1.संचालनालयमेंअपर 

संचालक-01 (प्रतिनियुक्तिपर) 


संबंधितपदकाकमसे कम5वर्षकाअनुभव रखनेवालेसंयुक्त संचालकस्तरके अधिकारियोंकी पदोन्नतिद्वारा. 


2 


14 


वरिष्ठ 


100 


- 


- 


संयुक्तसंचालक (नगरीयप्रशासन) 


- 


प्रथम 


15600से 

39100 ग्रेडवेतन 
7600 


प्रतिशत 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015 


1.संचालनालयमेंसंयुक्त 

संचालक-2 2.संभागीयकार्यालयमें-7 3.अपरआयुक्ततथानगर 

निगममेंआरक्षित-5 


श्रेणी 


संबंधितपदकाकमसे कम5वर्षकाअनुभव रखनेवालेमुख्य नगरपालिकाअधिकारी वर्ग-ककेअधिकारियों कीपदोन्नतिद्वारा. 


3 


प्रथमश्रेणी 


- 


_ 


- 


- 


मुख्यनगरपालिका84 

अधिकारी (वर्ग-क) 


100 प्रतिशत 


15600से 

39100 ग्रेडवेतन 6600 


1.संचालनालयमेंउपसंचालक-2- 

(प्रतिनियुक्तिपर) 2.संभागीयकार्यालयमें-01 3.जिलाश.वि.अभि.-50 4.नगरपालिकापरिषद्में 

(1लाखसेअधिक 

जनसंख्या)-19 5.उपायुक्ततथानगरनिगममें 

आरक्षित-12 


संबंधितपदकाकमसे 
कम5वर्षकाअनुभव रखनेवालेमुख्य नगरपालिकाअधिकारी वर्ग-खकेअधिकारियों तथाककअथवाक श्रेणीकीनगरपालिका परिषद्केराजस्व अधिकारियोंकेपदोन्नति द्वारा 


(1) 


(2) 


(3) __107 


(4) द्वितीय श्रेणी 


(5) 15600से 39100ग्रेड 

वेतन 


(6) 

50 प्रतिशत 


(7) 

50 प्रतिशत 


(8) 21 वर्ष 


(9) 40 वर्ष 


मुख्य नगरपालिका 

अधिकारी (वर्ग-ख) 


5400 


(10) 

(11)(12) 1.संचालनालयमेंसहायकमान्यतासंबंधितपदकाकमसे संचालक-8 

प्राप्तकम5वर्षकाअनुभव 2.संभागीयकार्यालयविश्व-रखनेवालेमुख्य में-5 

विद्यालयनगरपालिकाअधिकारी 3.नगरपालिकापरिषद्कावर्ग-गकेअधिकारियों 

(1लाखसेस्नातकतथाकक,कतथाख कम)जनसंख्या-78 

श्रेणीकीनगरपालिका 4.नगरनिगममेंसहायकपरिषद्केराजस्व आयुक्तआरक्षित-16 

निरीक्षककीपदोन्नति द्वारा. 


5 


267 


तृतीय श्रेणी 


9300से 34800 ग्रेडवेतन 


50 प्रतिशत 


50 प्रतिशत 


21 वर्ष 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी (वर्ग-ग) 


40 वर्ष 


1.नगरपालिका 

परिषद्-257 2.आरक्षित-10 


मान्यताकश्रेणीकीनगर प्राप्तपालिकापरिषद्के विश्व-अधीक्षक,गश्रेणीकी विद्यालयनगरपालिकापरिषदके 

काराजस्वनिरीक्षकोंतथा स्नातकराजस्वउपनिरीक्षकों 

तथासंबंधितपदका कमसेकम5वर्षका अनुभवरखनेवालेनगर पालिकापरिषद्के कर्मचारियोंकीपदोन्नति 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015 


3600 


द्वारा. 


टीप.-सीधीभरतीकेलियेअनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछड़ावर्ग/निःशक्तजनों/महिलाओंकेलियेसामान्यप्रशासनविभागद्वाराकिएगएप्रावधानअनुसारअधिकतम आयुसीमामेंछूटदीजाएगी. 


मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, 

एस.एन.मिश्रा,प्रमुखसचिव. 


298 (3) 


298 (4 ) 


HERTYGET 276797 , fenici 10 3067 2015 


N 


NNNN 


47916 , fatico 10 370 


2015 


37f91. . 130 747 -4 - 129 - 2014 - 3TORE - 1. - 4ra as Fifaent 37100G 348 do que ( 3 ) * 3771 RUT , 57 farm 
973 4TH SHTC 130 74 -4 - 729 - 2014- 378126 - 1, feria 10 37047 2015 o 31157 3taalg 17614167 to unfetar À VOGERT 
प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

TH . TH . FAPTT, ma afera . 


Bhopal, the 10th April 2015 


Not. No. 130 - F -4 - 129 - 2014 -XVIII- 1. - In exercise of the powers conferred by Section 355 read with sub 
section ( 2 ) of Section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Government, 
hereby makes the following amendments in the " The Madhya Pradesh Municipal Service (Executive ) Rules, 
1973 , namely : 

AMENDMENTS 


In the said rules --- 


1 . In rule , 2 , 


(i) for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 


" (b ) Appointing Authority means the State Government in respect to Additional Director, Joint 

Director, Chief Municipal Officer class - A , Chief Municipal Officer class- B , and Chief 
Municipal Officer Class- C ;" . 


( ii ) for clause (f), the following clause shall be substituted , namely : 


" ( f) Member of the serivce means a member of the Madhya Pradesh State Urban Administrative 

Service ." 


2 . For the existing rule 3, the following rule shall be substituted , namely : 


" 3 . ( 1) There shall be constituted the Madhya Pradesh State Urban Administrative Service for the state . 


(2 ) Madhya Pradesh State Urban Administrative Service shall consist of five classes, namely , Additional 

Director, Joint Director, Chief Municipal Officer class - A , Chief Municipal Officer class - B , and 
Chief Municipal Officer class - C ." . 


3 .In rule 4 , in sub -rule ( 1), the shall be omitted . 


4 . For the existing rule 6 , the following rule shall be substituted , namely :-- 


" 6 . Age. - - The age limit of a candidate for direct recruitment shall be, as prescribed in column (8 ) and 

( 9 ) of second schedule." . 


5 . For rule 7, the following rule shall be substituted , namely : 


" 7 Academic Qualification . The minimum academic qualification required for candidates for direct 

recruitment shall be as shown in column 11 of the Second Schedule ." . 


HEZYGF 1797431, feriche 10 307 2015 


298 (5 ) 


6 . In rule 13, for sub - rule (2 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


" ( 2 ) The selection of candidate for departmental promotion to select Additional Director, Joint Director, 

Chief Municipal Officer class - A , Chief Municipal Officer class - B , and Chief Municipal Officer 
class -C shall be made by a Committee consisting of the following : 


(i) 


Chairman , State Public Service Commission or his nominee 


- 


Chairman . 


(ii ) 


- Member 


Principal Secretary / Secretary , Government of Madhya Pradesh 
Urban Development and Environment Department. 


Member Secretary 


Commissioner /Director, Directorate of Urban Administration 
and Development. 


The Committee shall meet atleast once in every year to consider all case for promotion and submit its 

recommendation of the State Government. After the consideration , the Committee shall draw 
up a list of persons recommended for promotion and send the same to the State Government 
within a month from the date of meeting . In selecting the candidates for promotion , in addition 
to the minimum qualification prescribed in the rule, regard shall be had to 


(i) integrity ; 


(ii) tact and energy; 


( iii) intelligence and aptitude ; and 


(iv ) experience and record of service ." . 


7 . In rule 45 , for sub-rule ( 1 ), the following sub - rule shall be substituted , namely : 


" ( 1) A service book in the Form IV shall be maintained for every member of the service . This book 

shall contain the history of the service of the member and each entry shall be attested by , the 
President in case of serving in Municipal Council/Parishad , Commissioner or Officer authorized 
by him , in case of serving in Municipal Corporation , District Collector or Officer authorized 
by him in case of serving in District Urban Development Agnecy, Commissioner, Urban 
Administration and Development or Officer authorized by him in case of serving in Directorate , 
Urban Administration and Development and Head of Department or Officer authorized by him 
in case of service serving in other Government Office on deputation ." . 


8 . In rule, 46 . ---- 


(i) in sub -rule (1 ), the following sub - rules shall be substituted , namely : 


" ( 1 ) Confidential report of the members of services shall be maintained and prepared in the format 

prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh for 
Class First, Second and Third Executive Officers." . 


298 (6 ) 


Heyat 176147 , FGHICI 10 37067 2015 


(ii) for sub - rule ( 3 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


(3 ) (i) Confidential Report : - ( 1 ) In case of serving in Muncipal Council it shall be initialed by the 

President, Municipal council and shall be scrutinized by Divisional Deputy Director/Joint 
Director, Urban Administration and Development having jurisdiction to that concerned 
Municipal Council/Parishad , by the Collector of the concerned district and then Director/ 
Commissioner , Urban administration and Development, who shall after writing his opinion 
shall send his report to the State Government. 


( ii ) In case of serving in Municipal Corporation it shall be initaited by the Commissioner, Municipal 

Corporation and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and 
Develpment, who shall after writing his opinion , send it to the State Government; 


( iii) In case of the Commissioner, serving in Municipal Corporation , it shall be initialed by the 

Divisional Commissioner (Revenue) and shall be scruitinized by Director/Commissioner, 
Urban Administration and Development who shall after writing his opinion shall send his 
report to the State Government. 


( iv) In case of serving in District Urban Development Agency it shall be initialed by the Collector 

and shall be scrutinized by Director /Commissioner, Urban Administration and Development, 
who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government; 


(v ) In case of serving in Directorate , Urban Administration and development it shall be initialed by 

the Commissioner, Urban administration and development and shall be scrutinized by 
Secretary / Principal Secretary, Urban Development and Environment Deparment, who shall 
after writing his opinion shall send his report to the State Government ; 


(vi) In case of serving in other Government Offices it shall be initialed by the Head of Department 

and shall be scrutinized by Director/Commissioner, Urban Administration and Development, 
who shall after writing his opinion shall send his report to the State Government." . 


9 . For the existing schedule First and Second , the following schedules shall be substituted , namely : 


" FIRST SCHEDULE 


[See sub - rule ( 1) of rule 4 ] 


The provisional strength of the service is as follows: 


Additional Director 


1 


Joint Director 


1 


Chief Municipal Officer class - A 


1 


Chief Municipal Officer class - B 


1 


Chief Municipal Officer class - C 


1 


SECONDSCHEDULE [Seeclasue(c)ofsub-rule(1)ofrule5] 


S. 


Nameof thePosts 


No.of posts 


Scaleof 


Classification 

ofGrade 


Posting 


Educationalqualification 


No. 


Pay 


Modeof Recruitment ByBy DirectProm recruitotion 


MinimumMaximum 

AgeAge limitlimit 


Fordirect recruitment 


For 


Promotion 


ment 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


1. 


1 


SeniorClass-1 


100% 


- 


Additional Director 

Urban Administration 


37400— 6700 

Grade pay8700 


AdditionalDirectorin Directorate—1(On Deputation) 


BypromotionofOfficerof JointDiectorlevelhaving atleast5yearsexperience oftherespectivepost. 


14 


SeniorClass-1 


100% 


- 


Joint Director 

Urban Administration 


15600. 
39100— 

Grade pay7600 


1.JointDirectorIn 

Directorate-2(On 

Deputation) 2.InDivisional 

Office-7 3.Additional 

Commissionerand reservein Municipal Corporation-5 


BypromotionofOfficerof ChiefMunicipalOfficer Class-A,havingatleast5 yearsexperienceonthe ·respectivepost. 


FOTO TG93 , FGHigh 10 Tita 2015 


84 


Class-I 


100% 


- 


Chief Municipal 

Officer (Class-A) 


15600— 39100— 

Grade pay6600 


1.DeputyDirectorIn 

Directorate-2(On 

Deputation) 2.InDivisional 

Office-01 3.SUDA-50 4.InMunicipal 

Council(above1) 

lakhPopulation)-19 5.Deputy 

Commissionerand reservein Municipal Corporation-12 


BypromotionofOfficerof ChiefMunicipalOfficer Class-B,andRevenue OfficerofclassAA,orclass AMunicipalCouncil havingatleast5years experienceoftherespective post. 


298 ( 7 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9)1 


(10) 


(11) 


(12) 


298 (8 ) 


107 


Class-II 


50% 


50% 


21Years 


Chief Municipal 

Officer (Class-B) 


15600— 39100 

Grade pay5400 


40Years1.Asst.DirectorInGraduateBypromotionofOfficerof 

Directorate—8(OnofaChiefMunicipalOfficer 

Deputation)RecognizedClass-C,andRevenue 2.InDivisionalUniversityInspectorsofclassAA,A Office-5 

andclassBMunicipal 3.InMunicipal 

Councilhavingatleast Council(below1 

yearsexperienceofthe lakhPopulation)-78 

respectivepost. 4.Asst. 

Commissionerand reservein Municipal Corporation-16 


5. 


267 


Class-III 


50% 


50% 


21Years 


Chief Municipal 

Officer (Class-C) 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015. 


9300— 34800— 

Grade pay3600 


40Years1.Municipal 

Council-257 2.Reserve-10 


GraduateBypromotionof 

ofaSuperintendentofClass-A RecognizedMunicipalCouncil, UniversityRevenueInspectorsand 

RevenuesubInspectorsof classCMunicipalCouncil andemployeeofthe MunicipalCoucilhaving atleast5yearsexperience oftherespectivepost. 


HEZYÀY 216197 , fa ich 10 


TİTS 2015 


Note.—UpperagelimitinrespectofthecandidatesbelongingtoScheduledCastes/SceheuledTribes/OtherBackwardClasses/Handicapped/Womenshallberelaxedasperthe directionsissuedbytheGeneralAdministrationDepartment. 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh 

S.N.MISHRA,Principal.Secy. 


